निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 30 मई 2016 


( सं0 पटना 414 ) 


सं० 08 / आरोप - 01 - 264 / 2014 - 2294 - सा . प्र . 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

15 फरवरी 2016 
श्रीमती श्वेता मिश्रा (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 1312 / 11, वरीय उप समाहर्ता, गया के विरूद्ध जिला 
पदाधिकारी, गया द्वारा लगातार अवकाश आवेदन भेज कर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण आवश्यक सरकारी 
कार्यों के निष्पादन में प्रतिकूल असर पड़ने से संबंधित प्रतिवेदित आरोप के लिए श्रीमती मिश्रा को विभागीय 
संकल्प - सह - पठित ज्ञापांक - 16473, दिनांक 28.11. 2014 द्वारा निलम्बित किया गया । जिला पदाधिकारी , गया से प्राप्त 
प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 3435, दिनांक 03.03.2015 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया एवं 
छपरा के पदस्थापन काल में प्रतिवेदित आरोप के क्रम में चल रही विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर 
निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय लिया जाना विचाराधीन था । 

श्रीमती मिश्रा को छपरा के पदस्थापन काल में प्रतिवेदित आरोप के लिए उन्हें सेवा से बर्खास्त किये जाने एवं 
गया के पदस्थापन काल में दिनांक 28. 11. 2014 से 03.03. 2015 तक निलंबन की अवधि को विनियमित करते हुए उक्त 
अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया । श्रीमती मिश्रा की बर्खास्तगी संबंधी आदेश विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक -1403 , दिनांक 28 .01.2016 द्वारा निर्गत किया जा चुका है । 

श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से०, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, गया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त का निलंबन 
अवधि (दिनांक 28. 11.2014 से दिनांक 03.03. 2015 तक) को विनियमित किया जाता है । उक्त अवधि के लिए उन्हें पूर्ण 
वेतन भुगतेय होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 30 मई 2016 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 414-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette . bih .nic. in 


